. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ठ, 1940 ( श०) 
20 जून , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 608 


राँची, बुधवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
6 जून , 2018 


संख्या-1 / पी०-104/ 2014 का .- 3966 -- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री डी०के० तिवारी , भा . प्र. से . ( झाः1986) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रधान स्थानिक 
आयुक्त, झारखण्ड भवन ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त, झारखण्ड के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

2. श्री तिवारी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य स्थानिक आयुक्त , 
झारखण्ड भवन , नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1 /पी० -104 / 2014 का .- 3967 -- अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा .प्र.से . ( झाः1987 ) 
( अतिरिक्त प्रभार- सदस्य , राजस्व पर्षद , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री चतुर्वेदी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव , वन , 
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 20 जून , 2018 
संख्या -1/ पी०- 104/ 2014 का .-3968 -- अपर मुख्य सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अरूण कुमार सिंह, भा .प्र. से. ( झाः1988 ) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध 
निदेशक , JUIDCO ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश अपर मुख्य सचिव , जल संसाधन विभाग, 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 /पी०- 104/ 2014 का .- 3969 -- सदस्य, राज्य वित्त आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री आलोक गोयल , भा . प्र. से. ( झाः1990) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष कार्य 
पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1/ पी०-104/ 2014 का .- 3970 -- प्रमण्डलीय आयुक्त , पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पद 
पर पदस्थापित श्री राजीव अरूण एक्का, भा . प्र . से . ( झाः1994) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक सचिव , श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -1/ पी०-104/ 2014 का .- 3971 -- सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह , भा .प्र. से. ( झाः1995 ) ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव , 
श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , 
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , श्रन्प्क्ब्व् के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या -1 / पी०-104/ 2014 का .- 3972 -- सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा. प्र. से. ( झाः1998 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , उद्योग 
विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या -1/ पी०-104 / 2014 का .- 3973-- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री ब्रजमोहन कुमार, भा .प्र. से. ( झाः1998) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रशासक , सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

___ 2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य 
आवास बोर्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1/ पी० - 104 / 2014 का .- 3974-- सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार चौबे, भा .प्र. से . ( झाः1999) ( अतिरिक्त प्रभार - सचिव , 
ग्रामीण विकास (पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० विशेष प्रमंडल ), झारखण्ड, राँची ) अपने कार्यों के 
साथ सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेन्स विभाग , झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 जून , 2018 


संख्या -1/ पी०- 104 /2014 का .- 3975 -- विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार , भा .प्र. से. भा .प्र. से. ( झाः2001) ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव, राजस्व पर्षद , 
झारखण्ड एवं परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ) को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

____ 2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , राजस्व पर्षद , झारखण्ड 
एवं विशेष सचिव,ऊर्जा विभाग, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1/ पी०- 104 /2014 का .- 3976 -- विशेष सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती शुभ्रा वर्मा, भा.प्र.से. ( झाः2001) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , झाररखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 

श्रीमती वर्मा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव , कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


___ संख्या-1 / पी०- 104/ 2014 का .- 3977-- विशेष सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री भगवान दास, भा .प्र.से. ( झाः2001) ( अतिरिक्त प्रभार - नागरिक 
सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नागरिक सुरक्षा आयुक्त, 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्री दास अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव, गृह , कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1/ पी० -104 / 2014 का .- 3978 -- उपायुक्त , गुमला के पद पर पदस्थापित श्री श्रवण 
साय, भा .प्र. से. ( झाः2001 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
झारखण्ड के पद पर नियक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | श्री साय के उक्त पद पर पदस्थापन 
अवधि तक के लिए उक्त पद को अधिसमय वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है | 

___ 2. श्री साय अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रशासक , झारखण्ड राज्य 
सहकारिता बैंक लि0, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या-1 /पी०-104/ 2014 का .- 3979-- निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री विजय कुमार सिंह, भा .प्र. से . ( झाः2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार-प्रशासक , झारखण्ड राज्य 
सहकारिता बैंक लि०, राँची एवं निदेशक, पशुपालन , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रमण्डलीय आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान), चाईबासा के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 20 जून , 2018 


संख्या -1 /पी०-104/ 2014 का .- 3980-- निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा, भा.प्र. से. ( झाः2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
प्रमण्डलीय आयुक्त , पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 /पी० -104 / 2014 का .- 3981 -- निदेशक , राज्य शहरी विकास एजेन्सी ( न्क ।) राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार शर्मा, भा . प्र. से . ( झाः2003) ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक, स्वच्छ 
भारत मिशन , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, उच्च , तकनीकी शिक्षा 
एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री शर्मा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन , 
झारखण्ड एवं निदेशक , राज्य शहरी विकास एजेन्सी (SUDA) राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1/ पी०-104/ 2014 का .- 3982-- खान आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी ., भा .प्र .से . ( झाः2003 ) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य 
खनिज विकास निगम लि०, राँची एवं विशेष सचिव , उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड ) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के पद पर अपने 
ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री सिद्दीख अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ खान आयुक्त , झारखण्ड एवं 
अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक, JSMDC के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1 /पी०- 104/ 2014 का .- 3983-- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल, भा. प्र.से . ( झाः2006 ) ( अतिरिक्त प्रभार - परियोजना निदेशक , सर्व शिक्षा 
अभियान , झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक श्रमायुक्त , झारखण्ड के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

___ 2. श्रीमती भाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर सचिव, गृह , कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या -1/ पी०-104/ 2014 का .- 3984 -- श्रमायुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री उमा 
शंकर सिंह, भा .प्र. से. ( झाः2009) ( अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

___ 2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक , सर्व शिक्षा 
अभियान , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 जून , 2018 


संख्या-1/ पी० - 104/ 2014 का .- 3985 -- उप विकास आयुक्त, सरायकेला - खरसावाँ के पद पर 
पदस्थापित सुश्री आकांक्षा रंजन, भा . प्र. से . ( झाः2013) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी०-104/ 2014 का .- 3986 -- उप विकास आयुक्त, चतरा के पद पर पदस्थापित 
श्री जिशान कमर , भा .प्र.से . ( झाः2013) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, खान , 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/पी०-104 / 2014 का .- 3987-- उप विकास आयुक्त , दुमका के पद पर पदस्थापित 
श्री शशि रंजन , भा.प्र.से. ( झाः2013) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गुमला जिला का 
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया 
संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या-1 / पी0- 104/ 2014 का .- 3988 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवप्रोन्नत पदाधिकारी 
श्री चितरंजन कुमार को अगले आदेश तक निदेशक , पशुपालन, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, भविष्य निधि 
निदेशालय, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 608 -- 50 


